PART -I] 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 17, 2001( CHTR. 27, 1923 SAKA ) 


219 


सिंचाई एवं विद्युत विभाग 


दिनांक : 12 मार्च, 2001 


क्रमांक 1002/ 2-एल. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक 
प्रयोजन अर्थात् खेड़ी सनवाल माईनर बुर्जी 13929 से टेल बुर्जी 20830 को गांव टिकान कलां तथा गांव खेड़ी सनवाल तहसील दादरी जिला भिवानी 
में बढ़ाने के लिए अपेक्षित है । इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जारी की जाती 
है जिसका इससे सम्बंध है । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उनके 
सेवकों तथा कर्मचारी सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने की धारा द्वारा अपेक्षित था अनुदान सभी कार्य के लिए इसके द्वारा 
प्राधिकृत करते हैं । 


रुचि रखने वाला व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर 
भूमि अर्जन अधिकारी सिंचाई शाखा भिवानी के समक्ष आपत्ति दाखिल करें । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन अधिकारी, सिंचाई शाखा, भिवानी व कार्यकारी अभियन्ता, लोहारू जल सेवाएं मण्डल , दादरी के 
कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


खसरा नम्बर 


गांव क्षेत्रफल एकड़ो में हदबस्त नम्बर 
3 4 

5 


1 


2 


6 


भिवानी 


दादरी 


टिकान कलां 


2.508 


170 


भूमि की एक पट्टी-6901 फुट लम्बी व अलग - अलग 
चौड़ाईयों में जो सामान्यतया पश्चिम से पूर्व दिशा में 
जैसा कि मौके पर तथा साथ लगे इन्डैक्स प्लान में 
दिखाया गया व निम्नलिखित खसरा नम्बर व किला 
नम्बरों में से गुजरती है । 


41 


21,22, 23, 24 , 25 , 

42 
21, 22,22 , 23 , 24 , 25 , 

1 2 


43 44 

45 
21 , 221, 2 1,2,3,4, 5 

1 1 


1 


46 


1,2,3,4,5 

1 


गैर मुमकिन = 215 , 217 


भिवानी 


दादरी 


खेड़ी सनवाल 4.768 


169 


14 


15 


21, 22 


23,24,25 

2 2 


16 


21, 22, 23.23.24 
2 2 13 2 
2 


220 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 17 , 2001 (CHTR . 27 , 1923 SAKA ) 


(PART-I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


17 


18 


21, 22 , 23, 24 , 24 , 25 23 , 24 , 25 

1 2 

1 


1 


20 


21 


> 


2 , 3 , 4 , 5 1 1, 2 , 3 , 4 , 5 

1 2 1 


4: 


22 


23 


1, 1, 2 , 3 , 4,4 3, 4 , 5 
1. 2 1 2 
1 2 


alusel 


24 


1 


गैर मुमकिन 


= 69, 103 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा 


(ETO) .. 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल , 

pariti 


TRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 12th March , 2001 


No. 1002 /2 - L.- Where as it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed by the 
Government, at the public expenses namely , for EXTENSION KHERI SANWAL MINOR FROM RD 13929 TOTAL 
RD 20830 IN VILLAGES TIKAN KALANAND KHERI SANWAL , TEHSIL DADRI, DISTRICT BHIWANI, it is hereby 
notified that land in the locality described below is required for the above purpose . 


This notification is made under the provision of section -4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of 
all to whom it may be concerned . 


In exercise of the power conferred by the aforesaid section Governor of Haryana hereby authorise the officers of 
the Irrigation Department with their servants and workman for the time being engaged in the undertaking , to enter upon 
and survey the land in the locality and do all other acts required as permitted by that section . 


Any person interested who has objection to the acquisition of any land in the locality may with in a period of 
thirty days of the publicaiton of this notification , file objections in writing before the Land Acquisition Collector, 
Irrigation Branch , Bhiwani. 


Plan of the landmay be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Irrigation Branch , Bhiwani and 
Executive Engineer, Loharu Water Services Division, Charkhi Dadri. 


PART-I] 


HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 17 , 2001 (CHTR . 27 , 1923 SAKA ) 


221 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Villages 


Area in 
Acres 


Hadbast 
Number 


Khasra Number 


2 


3 


4 


5 


6 


Bhiwani 


Dadri 


Tikan Kalan 


2.508 


170 


A strip of land measuring 6901 feet in length 
and varying in width , generally laying in 
the direction from West to East as demarcated 
at site and shwon on the Index Plan and 
passing through the following Khasra No. as 
below : 


41 
21,22, 23 , 24 , 25 


42 
21, 22 , 22 , 23 , 24 , 25 

1 2 


45 


43 44 
21, 22 1,2 1, 2 , 3 , 4 , 5 
1 

1 


1 


46 
1, 2 , 3 , 4 , 5 


1 


Gair Mumkin = 215 , 217 


Bhiwani 


Dadri 


Kheri Sanwal4.768 


169 


15 
21, 22 23 , 24 , 25 

2 2 


16 
21, 22 , 23 , 23 , 24 
2 2 1 3 2 
2 


17 

18 
21, 22 , 23 , 24 , 24 , 25 23 , 24 , 25 

1 2 1 


1 


20 


. 


+ 


2 , 3 , 4 , 5 


21 
1, 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 
1 2 1 


23 


? 


3 , 4 , 


22 
1, 1, 2 , 3 , 4 , 4 
1 2 

2 
1 2 


1 


5 
1 
1 


24 


med 


Gair Mumkin = 69 , 103 


BY ORDER OF THE GOVERNOR OF HARYANA . 


( Sd .) ..., 
Superintending Engineer, 
Loharu Water Services Circle , Bhiwani. 


